"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक 
जी . 2 -22 - छत्तीसगढ़ गजट/ 38 सि . से. 
भिलाई, दिनांक 30 - 5 - 2001. " 


पंजीयन क्रमांक " छत्तीसगढ़ / दुर्ग 
सी . ओ./ रायपुर /17/ 2002. " 


NShrs, 


AR 


। 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 145 ] 


. 


रायपुर, मंगलवार , दिनांक 11 जून 2002 - ज्येष्ठ 21, शक 1924 


कार्यालय, मुख्यनिर्वाचन पदाधिकारी , छत्तीसगढ़ 


रायपुर, दिनांक 11 जून 2002 


क्रमांक 02/04/ 2002/ 726 . – भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 479/ 2002 - पी. एल. एन . III. 479/2002 ( 1) - पी . एल. एन . II . 
479/ 2002( 2 ) - पी . एल . एन . III एवं 479/2002 ( 3 ) - पी . एल. एन . III, दिनांक 11 जून 2002 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती 


है 


बी . एल . अग्रवाल , 
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी . 


289 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


290 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 जून 2002 


भारत निर्वाचन आयोग 


. 


नई दिल्ली, तारीख 11 जून , 2002- - 21 ज्येष्ठ , 1924 ( शक ) 


अधिसूचना 


सं . 479/ 2002 - योजना अनुभाग - III . - यत :, भारत के राष्ट्रपति श्री के . आर. नारायणन को पदावधि का अवसान संविधान के अनुच्छेद 56 
के खण्ड ( 1 ) की शर्तों पर तारीख 24 जुलाई , 2002 को हो रहा है; और 


यतः , संविधान के अनुच्छेद 62 के खण्ड ( 1) की शर्तों पर अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व पदधारी राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के 
कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराया जाना है ; और 


यतः, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीयनिर्वाचन अधिनियम, 1952 ( 1952 का 31 ) की धारा 4 की उपधारा ( 3 ) के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा 
भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन के लिए तारीख इस तरह नियत की जानी अपेक्षित है कि यह निर्वाचन समय के अन्दर पूरा हो जाए 
ताकि इस प्रकार निर्वाचित राष्ट्रपति अपना पदभार 25 जुलाई, 2002 को ग्रहण कर सकें . 


अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन के संबंध में : 


( क ) 


नाम -निर्देशन की अन्तिम तारीख 


25 जून, 2002 ( मंगलवार ) 


( ख ) 


नाम -निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 


26 जून , 2002 ( बुधवार ) 


( ग ) 


अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 


28 जून , 2002 ( शुक्रवार ) 


( घ ) . 


वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा 


। 


15 जुलाई, 2002 ( सोमवार ) 


नियत करता है. 


आदेश से . 


हस्ता/ 
( शरन पाल सिंह ) 

सचिव , 
भारत निर्वाचन आयोग. 


ORA 


1794 , FG Lim 11 F 2002 


29011 ) 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


New Delhi, dated the 11th June , 2002 — Jyaistha 21, 1924 ( Saka) 


NOTIFICATION 


No . 479 /2002- PLN - III. -- Whereas, the term of office of Shri K . R . Narayanan , President of India , is due lo expire . 
in terms of clause ( 1 ) of Article 56 of the Constitution , on the 24th day of July , 2002; and 


Whereas . an election is due to be held , in terms of clause ( 1 ) of Articlc 62 of the Constitution, to fill the vacancy to 
be caused by the expiration of the term of office of the incumbcnt President before the expiration of term ofhis oflice : and 


Whereas, under sub - Section ( 3) of Section 4 of the Presidential and Vice -Presidential Elections Act. 1952 ( 31 of 
1952 ), the Election Commission of India is required to so appoint the dates for the election to fill the office of the President 
of India that the election will be completed at such time as will enable the President thereby elected to cnier upon his office 
on the 25th day of July , 2002 : 


. 


Now , therefore , in pursuance of sub - section ( 1 ) of Section 4 of the said Act, the Elcction Commission herehy 
appoints, in respect of the said election : 


(a ) 


the 25th June , 2002 ( Tuesday ), as the last date for making nominations : 


(b ) 


the 26th June, 2002 (Wednesday ), as the date for the scrutiny of nominations : 


the 28th June , 2002 (Friday ), as the last date for the withdrawal of candidatures: and 


(d ) 


the 15th July , 2002 (Monday ), as the date on which a poll shall, if necessary , 


be taken . 


By Order. 


Sol 
( Sharan Pal Singh ) 

Secretary . 
Election Commission of India . 


290 (2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 11 जून 2002 


भारत निर्वाचन आयोग 


नई दिल्ली, तारीख 11 जून, 2002 - 21 ज्येष्ठ, 1924 ( शक ) 


अधिसूचना 


सं . 479 / 2002 ( 1 )- योजना - III . - राष्ट्रपतीय और उप - राष्ट्रपतीयनिर्वाचन नियम , 1974 के नियम 7 के खण्ड ( ख ) के अनुसरण में , भारत 
निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा 10 . 00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराहन , दोनों को सम्मिलित करते हुए, के बीच का समय. उस समय के रूप में विनिर्दिष्ट 
करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, आयोग द्वारा राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए अपनी अधिसूचना संख्या 479 / 2002- योजना -II1, तारीत्र 
11 जून , 2002 में नियत , हर एक मतदान के स्थान पर , मतदान होगा. 


आदेश से . 


हस्ता/ 
( शरन पाल सिंह ) 

सचिव , 
भारत निर्वाचन आयोग. 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


New Delhi , dated the rlth June, 2002 - Jyaistha 21, 1924 ( Saka ) 


NOTIFICATION 


No. 479 / 2002 ( 1)- PLN - 111. — In pursuance of clause (b ) of rule 7 of the Presidential and Vice - Presidential Elections 
Rules, 1974, the Election Commission of India hereby specifies the hours from 10 .00 A. M. 10 5. 00 P. M.. both inclusive. 
to be the hours during which the poll, if necessary, will be taken at each place of polling fixed hy the Commission in its 
notification No. 479 /2002 (2 )- PLN -III , dated the 11th June , 2002 , for the Presidential Election , referred to therein . 


By Order . 


Sd/ 
(Sharan Pal Singh ) 

___ . Scerctars . 
Election Commission of India . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 जून 2002 


29013) 


भारत निर्वाचन आयोग 


नई दिल्ली , तारीख 11 जून , 2002 - 21 ज्येष्ठ , 1924 ( शक ) 


अधिसूचना 


सं . 479/ 2002 ( 2 )- योजना -III. - राष्ट्रपतीय और उप - राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 7 के अनुसरण में , निर्वाचन आयोग : 


( क ) नीचे दी हुई सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट स्थानों में से प्रत्येक को अपनी अधिसूचना संख्या 479 /2002 , तारीख 11 जून , 2002 के अनुसार 

होने वाले राष्ट्रपतीय निर्वाचन में मतदान का स्थान नियत करता है, और 


( ख ) ऐसे प्रत्येक मतदान के स्थान के बारे में , उन निर्वाचकों के समूह को जो उस स्थान पर मत देने के हकदार होंगे उक्त सारणी के स्तम्भ 3 में 

तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में उक्त सारणी से संलग्न टिप्पणी ( 1 ) व ( 2 ) में वर्णित अपवादों के अध्यधीन विनिर्दिष्ट करता है . 


सारणी 


क्रम संख्या 


मतदान का स्थान 


निर्वाचकों का समूह जो उस स्थान पर 
मतदान के हकदार होंगे 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


कमरा नं. 63 , प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली 


दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य , 


आन्ध्र प्रदेश , विधान सभा का समिति कक्ष नं . 1, हैदराबाद 


आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्य. 


नॉकमे नेमाति हाल , अरूणाचल प्रदेश, विधान सभा भवन, ईटानगर 


अरूणाचल प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्य. 


कमरा नं. 36 , असम विधान सभा भवन, दिसपुर 


असम विधान सभा के निर्वाचित सदस्य . 


अध्ययन कक्ष ( ऊपरी तल ) पुस्तकालय, बिहार विधान सभा , पटना 


बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, 


कमरा नं. 2, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर 


छत्तीसगढ़ विधान सभा के निर्वाचित सदस्य. 


गोवा विधान सभा के निर्वाचित सदस्य. 


कमरा नं. 15 , भूतल , वी आई पी ब्लॉक, गोवा विधान सभा 
काम्पलैक्स , पोरवोरिम. 


गुजरात विधान मण्डल सचिवालय , पुस्तकालय ( अध्ययन कक्ष ) 
गांधीनगर. 


गुजरात विधान सभा के निर्वाचित सदस्य . 


हरियाणा विधान सभा सचिवालय का पुराना समिति कक्ष, चण्डीगढ़ 


हरियाणा विधान सभा के निर्वाचित सदस्य. 


मुख्य समिति कक्ष ( परिषद् प्रकोष्ठ ) हिमाचल प्रदेश विधान सभा , 
शिमला. 


हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्य. 


जम्मू व कश्मीर विधान सभा, लॉबी/ स्थान राजगढ़ लॉन, श्रीनगर 


जम्मू और कश्मीर विधान सभा के निर्वाचित सदस्य . 


- - - - - . 


. 


. -- 


290 (4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 11 जून 2002 


(1 ) 


( 3 ) 


लॉबी सं. 2, झारखण्ड विधान सभा, रांची 


झारखण्ड विधान सभा के निर्वाचित सदस्य. 


कमरा नं . 106, प्रथम तल, विधान सौध, बंगलौर - 560001 


कर्नाटक विधान सभा के निर्वाचित सदस्य. 


केरल विधान सभा के निर्वाचित सदस्य . 


वातानुकूलित कक्ष नं. 604, केरल विधान सभा भवन का 
द्वितीय तल , तिरूवनन्तपुरम . 


समिति कक्ष नं. 2, एम - 02 ( भूतल ), इन्दिरा गांधी विधान 
भवन, अरेरा हिला, भोपाल . 


मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, 


महाराष्ट्र विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, 


केन्द्रीय कक्ष, चतुर्थ तल , विधान भवन, बैकबे रिक्लेमेशन , 
मुम्बई. 


समिति कक्ष, मणिपुर विधान सभा, इम्फाल 


मणिपुर विधान सभा के निर्वाचित सदस्य . 


सम्मेलन कक्ष, मेम्बर हॉस्टल, शिलांग 


मेघालय विधान सभा के निर्वाचित सदस्य . 


समिति कक्ष, मिजोरम विधान सभा भवन , आइजावल 


मिजोरम विधान सभा के निर्वाचित सदस्य . 


विधान सभा सचिवालय भवन में समिति कक्ष, कोहिमा 


नागालैण्ड विधान सभा के निर्वाचित सदस्य. 


कमरा नं. 54, प्रथम तल, उड़ीसा विधान सभा भवन , भुवनेश्वर . 


उड़ीसा विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, 


पंजाब विधान सभा के निर्वाचित सदस्य. 


समिति कक्ष " क ", पंजाब विधान सभा सचिवालय, विधान 
भवन , चण्डीगढ़. 


. कमरा नं. 751, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर 


राजस्थान विधान सभा के निर्वाचित सदस्य. 


समिति कक्ष सं. 1 सिक्किम विधान सभा सचिवालय, गंगटोक . 


सिक्किम विधान सभा के निर्वाचित सदस्य. 


विधान मण्डल समिति कक्ष, भूतल, सचिवालय मुख्य भवन , 
चेन्नई - 60009 . 


तामिलनाडु विधान सभा के निर्वाचित सदस्य . 


विधान सभा पुस्तकालय कक्ष, अगरतला 


त्रिपुरा विधान सभा के निर्वाचित सदस्य . 


समिति कक्ष, द्वितीय तल, उत्तरांचल विधान सभा काम्पलैक्स, 
देहरादून . 


उत्तरांचल विधान सभा के निर्वाचित सदस्य . 


तिलक हाल, विधान सभा भवन , लखनऊ - 1 


उत्तरप्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्य. 


सभा भवन का सभा प्रकोष्ठ, कोलकाता 


पश्चिम बंगाल विधान सभा के निर्वाचित सदस्य. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 जून 2002 


29015 ) 


me 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


30 . 


समिति कक्ष- 1, कमरा नं. 42 , दिल्ली विधान सभा भवन, पुराना 
सचिवालय , दिल्ली - 110054. 


दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधान सभा के 
निर्वाचित सदस्य. 


____ 31 . 


समिति कक्ष, विधान सभा सचिवालय, पांडिचेरी 


पांडिचेरी विधान सभा के निर्वाचित सदस्य . 


टिप्पणी : 


1. संसद के किसी भी निर्वाचित सदस्य को , उपर्युक्त , सारणी की क्रम संख्या 2 से 31 में उल्लिखित राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली 

और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की राजधानियों में मतदान के किसी भी स्थान पर मतदान करने के लिए उनके द्वारा किए गए विशेष अनुरोध पर निवांचन 
आयोग अनुमति देगा तथा तत्पश्चात् वह मतदान के विनिर्दिष्ट स्थान पर , जहां उन्हें मतदान करने की अनुमति दी गई है , मतदान करेंगे . 


2. किसी राज्य अथवा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अथवा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की विधान सभा के किसी भी निर्वाचित सदस्य को नई 
दिल्ली में मतदान करने के लिए उनके द्वारा किए गए विशेष अनुरोध पर, निर्वाचन आयोग अनुमति देगा तथा तत्पश्चात् वह उपर्युक्त सारणी को क्रम 
सं. 1 पर उल्लिखित, संसद भवन , नई दिल्ली में मतदान के स्थान पर मतदान करेंगे . 


आदेश से, 


हस्ता/ 
( शरन पाल सिंह ) 

सचिव , 
भारत निर्वाचन आयोग, . 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


New Delhi, dated the 11th June. 2002 - Jyaistha 21 , 1924 ( Saka ) 


NOTIFICATION 


No. 479/ 2002 ( 2 )-PLN -III. — In pursuance of rule 7 of the Presidential and Vicc - Presidential Elections Rules . 1974 . 
the Election Commission of India hereby 


( a ) 


Fixes each of thc places specified in column (2 ) of the Table below to be a place of polling at the Presidential Election 
to be held in accordance with its notification No. 479 /2002. dated the 11th June , 2002 ; and 


( b ) 


specifics, with respect to each such place of polling , the group of elcctors specified in the corresponding entry in 
column ( 3 ) of the said Table. who will be entitled to vote at that place , subject to the exceptions mentioned in Notes 
( 1) and ( 2) appended to the said Table . 


290 (6 ) 


ETT 


1545 , fait 11 2002 


TABLE 


SI. No. 


Place of Polling 


Group of electors who will be entitled 

to vole at that place 


( 1 ) 


( 2 ) 


1. 


Room No. 63, First Floor , Parliament House , New Delhi 


Elected members of both Houses ul Parliameni. 


Committee Hall No. 1 Andhra Pradesh Legislative Asse 
mbly Building , Hyderabad . 


Elected members of the ANDHRA PRADESH 
Legislative Assembly . 


Nokmey Namati Hall , Arunachal Pradesh Legislative 
Assembly Building , Itanagar. 


Elected members of the ARUNACHAL 
PRADESH Legislative Assembly . 


Room No. 36 , Assam Legislative Assembly Building , 
Dispur. 


Elected members of ASSAM Legislative Assem 
bly . 


Reading Room (Upper Floor ), Library of the Bihar 
Vidhan Sabha , Paina . 


Elccted members of the BIHAR Legislative 
Assembly 


Room No . 2 , Chhattisgarh Legislative Assembly Building , Elected members of the CHHATTISGARH 
Raipur. 

Legislative Assembly . 


Room No . 015 , Ground Floor, VIP Block , Goa Legislative 
Assembly Complex , Porvorim . 


Elected meinbers of GOA Legislative Assem 
bly . 


Rcading Room , Gujarat Legislature Secretariat Library , Elected members of the GUJARAT Legislative 
Gandhi Nagar. 

· Assembly . 


Old Committee Room ,Haryana Vidhan Sabha Secretariat, 
Vidhan Bhawan , Chandigarh . 


Elecled members of the HARYANA Legislative 
Assembly. 


10 . 


Main Committee Room , Council Chamber, Himachal 
Pradesh Vidhan Sabha , Shimla . 


Elected members of HIMACHAL PRADESH 
Legislative Assembly . 


Lobby at Rajgarh Lawn , Jammu & Kashmir Legislative 
Assembly , Srinagar. 


Elected members of the JAMMU & KASHMIR 
Legislative Assembly . 


12 . 


Lobhy No. 2 , Jharkhand Legislative Assembly , Ranchi 


Elected members of the JHARKHAND Lurista 
tive Assembly . 


13. 


Room No . 106. First Floor , Vidhan Soudha , Bangalore 


Elected members of KARNATAKA Legislative 
Assembly . 


14 . 


Air Conditioned Hall No . 604 , Second Floor,Kerala 
Legislative Assembly Building , Thiruvananthapuram . 


Elected members of the KERALA Legistalive 
Assembly 


15. 


Committee Room No.2, M -02. (Ground Floor ), Indira 
Gandhi Vidhan Bhawan , Arera Hilla , Bhopal. 


Elected members of the MADHYA PRADESH 
* Legislative Assembly . 


Central Hall, Fourth Floor, Vidhan Bhawan , Backbay 
Reclamation , Mumbai. 


Elected members of MAHARASHTRA Legis 
lative Assembly . 


999 T4 , FG- i 11 77 2002 


290 ( 7 ) 


( 2 ) 


17 . 


Commitee Room , Manipur Legislative Assembly 
Building , Imphal . 


Elected members of the MANIPUR Legislative 
Assembly . 


Conference Hall, Members Hostel, Shillong . 


Elected members of the MEGHALAYA Legis 
lative Assembly 


Committee Room Mizoram Legislative Assembly 
Building , Aizawl. 


Elected members of MIZORAM Legislative 
Assembly . 


Committee Room . Assembly Secretariat Building 
Kohima. 


Elected members of the NAGALAND Legislat 
tive Assembly 


Room No . 54 . First Floor, Orissa Legislative 
Assembly Building, Bhubaneswar. 


Elected inembers of the ORISSA Legislative 
Assembly . 


Legislative 


Committee Room A , Punjab Vidhan Sabha Secre 
tariat, Vidhan Bhawan , Chandigarh . 


Elected members of PUNJAB 
Assembly. 


Room No . 751 , Rajsthan Legislative Assembly 
Secretariat. Jaipur. 


Elected members of the RAJSTHANLegislative 
Assembly 


Committee Room No . 1. Sikkim Legislative 
Assembly Secretariat, Gangtok . 


Elected members of the SIKKIM Legislative 
Asseinbly . 


Legislature Committee Rooni, Ground Floor, 
Secretariat Main Building, Chennai . 


Elected memhers of TAMIL NADU Legislativo 
Assembly . 


Assembly Library Room , Agartala . 


Elccted members of thic TRIPURA Legislilive 
Assembly . 


27 . 


Committec Room , Second Floor , Uttaranchal 
Vidhan Sabha Complex , Dehradun . 


Elected members of the UTTRANCHAL Legis 
lative Assembly 


Tilak Hall, Vidhan Sabha Bhavan , Lucknow . 


Elected members of UTTAR PRADESH Lugis 
lative Assembly . 


29 . 


Assembly Chamber at Assembly House, Kolkata. 


Elecled meinbers of the WEST BENGAL Legis 
lative Assembly 


Committee Room - i. Room No. 42. Delhi Vidhan 
Sabha Bhawan . Old Secretariat, Delhi -110054 . 


Electedmemhers of the N . C . T. DIDELHI Levis 
lative Assembly . 


Commillee Room , Legislative Assembly Secretariat 
Pondicherry . 


Electedmembers of the PONDICHERRY Legis 
lative Assembly 


Note : 


1. Any elected Member of Parliament may be permitted by the Election Commission on a special request made by him / 
her to vote at any ofthe places of polling in the capitals of the States and NCT of Delhi and UT of Pondicherry meninned 
at Sl. Nos, 2 to 31 of the Table above and he /she shall then voie at the specificd place of polling where he/she has heun 
permitted to voic . 


290 ( 8 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 जून 2002 


2 . Any elected Memberof the Legislative Assembly of a State or UT of Pondicherry may be permillcd hy ihc Election 
Commission on a special requcst made by him /her to vole at New Delhi and he /she shall then vote at the place of polling 
in Parliament House, New Delhi mentioned at S1. No. ! of the Table above . 


By Order . 


Sd/ 
• (Sharan Pal Singh ) 

Secretary , 
Election Commission of locin . 


भारत निर्वाचन आयोग 


नई दिल्ली, तारीख 11 जून , 2002 -- 21 ज्येष्ठ, 1924 ( शक ) 


अधिसूचना 


सं. 479 /2002 (3 ) - योजना - III. - राष्ट्रपतीय और उप - राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1974 के नियम 9 के उपनियम ( 1 ) के अनुसरण में, भारत 
निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रिटर्निंग ऑफिसर/ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को , उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उनके नाम 
के सामने विनिर्दिष्ट स्थान पर आयोग की अधिसूचना सं. 479/ 2002 ( 3 ) - योजना -III दिनांक 11 जून, 2002 के अनुसार राष्ट्रपतीय निवांचन में मतदान 
के संचालन के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करता है . 


सारणी 


मतदान का स्थान 


पीठासीन अधिकारी 

( 1 ) 


रिटर्निंग ऑफिसर , महासचिव , राज्य सभा, संसद भवन , नई दिल्ली 


कमरा सं. 63 , प्रथम तल , संसद भवन, नई दिल्ली. 


समिति कक्ष सं. 1, आन्ध्र प्रदेश विधान सभा ,हैदराबाद . 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, विशेष सचिव, आन्ध्र प्रदेश राज्य विधान 
मण्डल, हैदराबाद - 500486. 


नोकमे नमाती हॉल, अरूणाचल प्रदेश विधान सभा भवन. इंटानगर . 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सचिव, विधान सभा अरूणाचल प्रदेश , 
नहरलगुन -791110. . 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सचिव , असम विधान सभा , दिसपुर 
गुवाहाटी - 781006. 


कमरा सं. 36, असम विधान सभा, भवन, दिसपुर . 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, 


अध्ययन कक्ष ( ऊपरी तल ),बिहार विधान सभा पुस्तकालय. पटना. 


पटना. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 11 जून 2002 


200 ( ) " 


का 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर , सचिव , छत्तीसगढ़ विधान सभा , रायपुर 


कमरा सं. 2, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर . 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सचिव , गोवा विधान मण्डल सचिवालय , 
पणजी. 


कमरा सं. 015 , भूतल, वी . आई. पी. ब्लॉक, गोवा विधान सभा 
काम्पलैक्स, पोरवोरिम. 


. सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, प्रभारी सचिव , गुजरात विधान मण्डल 
सचिवालय ,विट्ठलभाई पटेल भवन, सैक्टर - 10 गांधीनगर. 


गुजरात विधान मण्डल सचिवालय , पुस्तकालय ( अध्ययन कक्ष ) 
गांधीनगर 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सचिव, हरियाणा विधान सभा विधान 
भवन , सैक्टर - 1, चण्डीगढ़ . 


पुराना समिति कक्ष, हरियाणाविधान सभा सचिवालय, विधान भवन , 
चण्डीगढ़ . 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर , सचिव, परिषद् प्रकोष्ठ , हिमाचल प्रदेश 
विधान सभा सचिवालय, शिमला - 171004. 


मुख्य समिति कक्ष ( परिषद् प्रकोष्ठ ) हिमाचल प्रदेश विधान सभा, 
शिमला. 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर , सचिव, जम्मू व कश्मीर विधान सभा, 
श्रीनगर / जम्मू . 


जम्मू व कश्मीर विधान सभा, लॉबी, स्थान राजगढ़ लॉन . श्रीनगर. 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर , प्रभारी सचिव , झारखण्ड विधान सभा , 
रांची. 


लॉबी नं . 2, झारखण्ड विधान सभा, रांची. 


कमरा सं. 106 , प्रथम तल , विधान साँध, बंगलौर - 560001 . 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर , सचिव, कर्नाटक विधान मण्डल 
सचिवालय , विधान सौध, बंगलौर - 560001. 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, प्रभारी सचिव , केरल विधान सभा , 
तिरूवनन्तपुरम . 


वातानुकूलित कक्ष, सं. 604, द्वितीय तल, करल विधान सभा भवन. 
तिरूवनन्तपुरम . 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर , सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा 
सचिवालय , भोपाल . 


समिति कक्ष सं. 2, एम - 02 ( भूतल ) इन्दिरा गांधी विधान भवन. 
अरेरा हिला, भोपाल. 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सचिव ( 1) महाराष्ट्र विधान सभा , 
विधान भवन , बैकवे रिकलामेशन, मुम्बई . 


केन्द्रीय हॉल , चतुर्थ तल, विधान भवन, बैंकब रिक्लामेशन, मुम्बई. 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सचिव , मणिपुर विधान सभा सचिवालय 
विधान सभा रोड, इम्फाल. 


समिति कक्ष, मणिपुर विधान सभा. इम्फाल 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सचिव, मेघालय विधान सभा सचिवालय, 
शिलांग - 793001. 


कान्फ्रेंस हॉल , शिलांग . 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सचिव, मिजोरम विधान सभा , आइजावल 


समिति कक्ष, मिजोरम विधान सभा भवन. आइजावल . 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सचिव , नागालैंड विधान सभा , 
कोहिमा -797001. 


समिति कक्ष, विधान सभा सचिवालय भवन , नागालैंड, कोहिमा . 


290 (10) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 जून 2002 


( 1 ) 


( 2 ) 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सचिव, उड़ीसा विधान सभा सचिवालय, 
भुवनेश्वर . 


कमरा सं . 54, प्रथम तल, उड़ीसा विधान सभा भवन , 
भुवनेश्वर . 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर , सचिव , पंजाब विधान सभा सचिवालय, 
विधान भवन, चण्डीगढ़ . 


समिति कक्ष क , पंजाब विधान सभा सचिवालय. विधान 
भवन , चण्डीगढ़. 


कमरा सं . 751, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर . 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सचिव, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, 
जयपुर - 302001. 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सचिव , सिक्किम विधान सभा सचिवालय , 
गंगटोक . 


समिति कक्ष सं. 1, सिक्किम विधान सभा सचिवालय, 
गंगटोक . 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर , सचिव, तामिलनाडु विधान सभा सचिवालय , 


चेन्नई. 


विधान मण्डल समिति कक्ष, भूतल सचिवालय , मुख्य भवन 
चेनई - 600009. 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सचिव , त्रिपुरा विधान सभा , अगरतला . 


विधान सभा पुस्तकालय कक्ष, अगरतला. 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सचिव, अत्तरांचल विधान सभा सचिवालय , 


समिति कक्ष, द्वितीय उत्तरांचल विधान सभा काम्पलेक्प . 
देहरादून . 


देहरादून. 


तिलक हाल, विधान सभा भवन , लखनऊ- 1. 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सचिव , उत्तर प्रदेश विधान सभा, विधान भवन , 
लखनऊ . 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर , सचिव , पश्चिम बंगाल विधान सभा , कोलकाता 


विधान सभा सदन का विधान सभा प्रकोष्ठ, कोलकाता, 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर , सचिव, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय , 
शाम नाथ मार्ग, दिल्ली - 110054. 


समिति कक्ष - 1, कमरा सं. 42, दिल्ली विधान सभा भवन, 
पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054. 


समिति कक्ष, विधान सभा सचिवालय, पांडिचेरी. 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सचिव, पांडिचेरी विधान सभा सचिवालय , 
पांडिचेरी - 605001. 


आदेश मे . 


( शरन पाल सिंह ) 
... सचित्र. 

भारत निर्वाचन आयोग. 


ETIHTE 15147 , feria 11 7 2002 


29011 ) 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


New Delhi, dated the i1th June, 2002 — Jyaistha 21, 1924 (Saka ) 


NOTIFICATION 


No. 479 /2002 (3 )- PLN - III. - In pursuance of Sub - rule i of rule 9 of the Presidential and Vice- Presidenual Eleviin 
Rulcs, 1974, the Election Commission of India herchy specifies the Returning Officer/Assistant Returning Officer. 
mentioned in column ( 1) of the Table below , 1o be the Presiding Officer for the conduct of poll at the Presidential election 
to be held in accordance with the Commission s notification No. 479 /2002 ( 2 )-PLN - 111 . dated 11th June , 2002 at the place 
mentioned against his name in column ( 2 ) of the said Table . 


TABLE 


Presiding Officer 


Place of Polling 

( 2 ) 


Rcturning Officer . Secretary Gencral, Rajya Sabha, Parliament 
House , New Delhi, 


Rooin No . 63 . First Floor, ParliamentHount . 
New Delhi. 


Assistant Returning Officer , Secretary Andhra Pradesh Legis . . 
lative Assembly , Hyderabad . 


Commiuice Hall No . 1 . Andhra Pradesh Legis . 
lative Assembly Buildiny. Hyderabad . 


Assistant Returning Officer. Secretary . Legislative Assembly 
Arunachal Pradesh , Naharlagun . 


Nokmcy Nainaui Hall. Arunachal Pradeshi 
Legislative Assembly Building. Itanagill . 


Assistant Returning Officer , Secretary , Assam Legislative 
Assembly , Dispur .Guwahati. 


Room No. 36 . Assam Legislative Assembly 
Building . Dispur. 


Assistant Returning Officer . Secretary Bihar Vidhan Sabha. 
Patna . 


Reading Room (Upper Flenor ). Library of the 
Bihar Vidhan Sabha . Patna . 


Assistant Returning Officer , Secretary , Chhattisgarh Vidhan 
Sabha, Raipur. 


Room No. 2. Chhattisgarh Legislative Assem 
hly Building. Raipur. 


Assistant Returning Officer , Secretary ,Goa Legislature 
Secretariat. Porvorim . 


Room No. 015 . Ground floor. VIP Blech . 
Goa Legislative Assembly Compler . 
Porvorim 


Assistant Returning Officer, Secretary - in -charge Gujarat 
Legislature Secretariat, Vithalbhai Patel Bhawan , Sector- 10 . 
Gandhinagar. 


Reading Room .GujaratLegislature Secreta 
riat Library . Gandhinagar. 


Assistant Returning Officer, Sccretary . Haryana Vidhan 
Sabha , Vidhan Bhawan , Sector- 1, Chundigarh . 


Old Committee Room , Haryana Vidhan 
Sabha Secrctariai . Vidhan Bluwan . 
Chandigarh . 


Assistanı Returning Officer . Secretary, Himachal Pradesh 
Vidhan Sabha , Shinila . 


Main Crimmiltec Room . Council Chamber. 
Himachal Pradesh Vidhan Sabha . Slimla . 


- 


- 


- - - - 


-- 


- 


- 


- - - 


- - - -- - = 


= = 


= 


= 


E 


. 


= EGG 


: 


290 ( 12 ) 


59771HTC 17543 , fatich 11 F 


2002 


( 1 ) 


Assistant Returning Officer, Secretary , Jammu & Kashmir 
Legislative Assembly , Srinagar. . 


Lobby at Rajgarh Lawn . Jammu & Kitsluwir 
Legislative Assembly . Srinagar. 


Legislative 


Assistant Returning Officer, Secretary- in -charge, Jharkhand 
Legislative Assembly, Ranchi. 


Lobby No. 2. Jharkhand 
Assembly Ranchi. 


Assistant Returning Officer , Secretary , Karnataka Legislative 
Assembly , Vidhan Soudha , Bangalore. 


Room No . 106 . First Floor. Vidhan Similia . 
Bangalore . 


Assistant Relurning Officer, Secretary, 
Assembly , Thiruvananthapuram . 


Kerala Legislative 


Air Conditioned HallNo. 004. Second Floor, 
Kerala Legislative Assembly Building . 
Thiruvanamihapuram . 


AssistantReturning Officer, Secretary ,Madhya Pradesh Vidhan 
Sabha , Bhopal 


Commitce Room No . 2. M -02 (Grund 
Floor ) of Indira Gandhi Vidhan Bhuwan . 
Arera Hilla . Bhopal 


Assistant Returning Officer , Secretary Maharashtra Legislature 
Secretariat , Vidhan Bhawan , Backbay Reclamation , Mumbai 


Central Hall , Fourth Floor. Victhan Bhil10 
Backbay Reclamation . Mumhari. 


Assistanı Returning Officer , Secrctary , Manipur Legislative 
Assembly , Assembly Road , Imphal. 


Commillec Room . Manipur Louisitive 
Assembly Building . Imphai. 


Conference Hall,Members Husiel Shillong . 


Assistant Returning Officer. Secretary, Meghalaya Legislative , 
Assembly , Shillong. 


Assistant Returning Officer , Secretary ,Mizoram Legislative 
Assembly , Aizawl. 


Committee Roum , Mizoram Leerstand 
Assembly Building. Airw . 


Assistant Returning Officer, Secretary . Nagaland Legislative 
Assembly , Koliima. 


Committee Room . Assembly Secretarian 
Building. Kohima . 


Assistant Returning Officer , Secretary , Orissa Legislative 
Assembly Bhubaneswar. 


Room No . 54 . First Floor, Orissa Legislative 
Assembly Building . Bhulwesway . 


Assistant Returning Officer, Secretary , Punjab Vidhan Sabha 
Secretariat, Vidhan Bhawan. Chandigarh . 


Committee Room A . Punjah Vidhan Siththar 
Secretariat. Vidhan Bhawin . Chandigarli . 


Assistant Returning Officer. Secretary, Rajasthan Legislative 
Assembly . Jaipur. 


Legislatie 


Room No. 751. Rajasthan 
Assembly . Secretarial. Jaipur. 


Assistant Returning Officer, Secretary , Sikkim Legislative 
Assembly , Secretariat, Gangtok . . 


Commillec Room No. I. Sikhini Legislative 
Assembly . Secretariat . Ganglok . 


Assistant Returning Officer, Secretary, TamilNadu Legislative 
Assembly , Chennai. 


Legislature Commilice Room , Ground Flour. 
Secretariat. Main Building . Chennai. 


Assistant “ Returning Officer . Secretary , Tripura Legislative 
Assembly , Agratala . 


Asseminly Library Room . Agartala . 


ETIH (1947 , fetit 11 7 2002 


290 ( 13 ) 


( 2 ) 


Assistant Returning 
Sabha, Dehradun , 


Officer , Secretary , Uttaranchal Vidhan 


Committee Room . Second Floor. Uttaranchal 
Vidhan Sabha Complex . Dehradun . 


Tilak Hall, Vidhan Sabha Bhavan ,Lucknow . 


Assistant Returning Officer, Secretary, Uttar Pradesh Legislative 
Assembly , Vidhan Bhawan , Lucknow 


Assistant Returning Officer. Secretary , West Bengal Legislative 
Assembly , Kolkata . 


Assembly chamber ai Assembly House . 
Kolkala . 


Assistant Returning Officer, Secretary , Delhi Legislative 
Assembly, Old Secretariat, Sham Nath Marg, Delhi. 


Committee Room -1 . Room No . 12. Delhi 
Vidhan Sabha Bhawan . Old Secretarial. 
Delhi. 


Assistant Returning Officer , Secretary , Pondicherry Legislative 
Assembly , Secrctariat, Pondicherry . 


Committee Room . Legislative Assembly . 
Secretariat, Pondicherry . 


By Order . 


Sd / 
( Sharan Pal Singh ) 

Secretary . 
Elcction Commission of India . 


नियंत्रक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय , राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2012 . 


ANTI 


पंजीयन क्रमांक " छत्तीसगढ़ /दुर्ग/ 
सो. ओ./रायपुर /17 / 2002. " 


। के अन्तर्गत डाक 

भुगतान ( बिना डाक 

प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
2 -22- छत्तीसगढ़ गजट/38 सि . से. 
भिलाई, दिनांक 30 - 5- 2001. " 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 146 ] 


रायपुर, मंगलवार , दिनांक 11 जून 2002 -- ज्येष्ठ 21, शक 1924 


कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ 


रायपुर, दिनांक 11 जून 2002 


क्रमांक 2/4/ 2002/ 732 . - राज्य सभा सचिवालय की राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिये 
प्रकाशित की जाती है . 


बी . एल . अग्रवाल 
मुख्य निर्वाचन पदाधिकार्ग . 


291 


292 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 जून 2002 


राज्य सभा सचिवालय 


भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना 


• यतः भारत के राष्ट्रपति पद को भरने के लिए निर्वाचन करने के लिए,निर्वाचन आयोग द्वारा, राष्ट्रपतीय और उप - राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम , 
1952 की धारा 4 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना जारी कर दी गई है, अतः ऐसे निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर मैं , आर. सी . त्रिपाठी. 
सूचना देता हूं कि : 


. 


अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा नाम -निर्देशन - पत्र अधोहस्ताक्षरो को कमरा नं. 29 , ग्राउंड फ्लोर . . 
संसद भवन , नई दिल्ली में उसके कार्यालय में या यदि वह अपरिवर्जनीय रूप से अनुपस्थित है तो सहायक रिटर्निंग आफिगर 
श्री सतीश कुमार , अपर सचिव/ श्री एस. विजय कुमार , संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय को उक्त कार्यालय में 25 जून , 2002 
के अनुपरांत ( लोक अवकाश दिन से भिन्न ) किसी दिन पूर्वाह्न 11 बजे और अपराह्न 3 बजे के बीच दिए जा सकंग: 


प्रत्येक नाम -निर्देशन - पत्र के साथ , उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से सम्बद्ध प्रविष्टि की एक 
प्रमाणित प्रति लगाई जाएगी जिसमें अभ्यर्थीनिर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है ; 


हर एक अभ्यर्थी केवल पन्द्रह हजार रुपए की राशि जमा करेगा या जमा करवाएगा . यह रकम नाम -निर्देशन - पत्र प्रस्तुत करते 
समय रिटर्निंग आफिसर के पास नकद जमा की जा सकेगी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी सरकारी खजाने में इससे पहले जमा 
की जा सकेगी और पश्चात्कथित दशा में ऐसी रसीद का, जिसमें यह दर्शाया गया है कि उक्त राशि जमा कर दी गई है . नाम 
निर्देशन - पत्र के साथ लगाया जाना आवश्यक होगा ; 


नाम -निर्देशन - पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त कार्यालय से पूर्वोक्त समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे ; 


अधिनियम की धारा 5 ख की उपधारा ( 4) के अधीन नामंजूर किए गए नाम -निर्देशन - पत्रों से भिन्न नाम -निर्देशन - पत्रों का संवीक्षा 
उपरोक्त कार्यालय, कमरा नं. 29 , ग्राउंड फ्लोर, संसद भवन, नई दिल्ली में 26 जून , 2002 को पूर्वाह्न 11 बजे की जायगा : 


अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी, या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा , जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित 
रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, अधोहस्ताक्षरी को, उपर्युक्त पैरा (1)में विनिर्दिष्ट स्थान में 28 जून , 2002 का अपराह्न 
3 बजे से पहले दी जा सकेगी; 


निर्वाचन लड़े जाने की दशा में मतदान , नियमों के अधीन नियत किए गए मतदान के स्थानों में 15 जुलाई , 2002 का पूर्वाहन 
10 बजे और अपराहन 5 बजे के बीच होगा. 


नई दिल्ली : 
दिनांक 11 जून, 2002 


हस्ता/ 

( आर. सी . त्रिपाठी ) 
राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर 

और महासचिव, राज्य सभा. . 


__ .. 


.. .. .. . 


.. 


. .... . 


......... .. 


.. ... 


.. .. 


. . . . 


.... . 


.. 


. . . 


. . . . . . . . . 


.. . 


ESTATE 1997 , fasio 11 F 2002 


29211 


RAJYA SABHA SECRETARIAT 


PUBLIC NOTICE OF ELECTION TO THE OFFICE OF PRESIDENT OF INDIA 


. 


WHEREAS a notification under sub-section ( 1) of Section 4 of the Presidential and Vice -Presidential Elections Act. 
1952 , for the holding of an election to fill the Office of President of India has been issued by the Election Commission . 
I, R . C . Tripathi , Returning Officer , for such election , do hereby give notice that : 


nomination papersmay be delivered by a candidate or any one ofhis proposers or seconders in the under 
signed at his office in Room No. 29 . Ground Floor. Parliament House , New Delhi. or ilhe is univerdahl 
absent, to the Assistant Returning Officers , Shri Satish Kumar. Additional Secretary Shri S . Vin 
Kumar. Joint Secretary, Rajya Sabha Secretariat, at the said office between 11 A . M . and . P . M .cany 
day (other than a public holiday ) not later than the 25th June, 2002 : 


each nomination paper shall be accompanied by a certificd copy of the entry relating too the conditiile 
in the electoral roll for the Parliamentary constituency in which the candidate is registered its all cleclor": 


every candidate shall deposit or cause to be deposited a sum of rupces fificcn thousand only . This linolint 
may be deposited in cash with the Returning Officer at the limc of presentation of the nomination parer 
or deposited earlier in the Reserve Bank of India or in a Government Treasury and in the latter CNC 
receipt showing that the said deposit of the sum has been so made is required to he enclosed with the 
nomination paper: 


(iv) 


forms of nomination papers may be obtained from the above said office at the times aforesaid : 


the nomination papers , other than those rejected under sub -section (4 ) of Section 5 B of the Act. will no 
taken up for scrutiny at the said office in Room No. 29 .Ground Floor. Parliament House, New Delhion 
the 26th June , 2002, at | | A . M .; 


(vi) 


the notice of withdrawal of candidatures may be delivered by a candidate , or any one of his proposers or . 
seconders who has been authorized in this behalf in writing by the candidate . 107 she undersigned at the 
place specified in paragraph (i) above before three o clock in the afternoon o11 28111 June 2001 : 


in the etent ofthe election being contested, the poll will be taken on the isih July , 2002 herneen beurs 
of 10 A . M . and 5 P. M . at the places of polling fixed under the rules . 


Place : New Delhi 


Sd / 
( R . C . TRIPATHI) 
Returning Officer for the Presidentit 
Election and Secretary -General . Rajya Sabbit 


Dated the 11th June , 2002 


नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय . राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2012. 


ساعاتمن 


